निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 194 ) 


17 वैशाख 1934 ( शO) 
पटना, सोमवार , 7 मई 2012 


निर्वाचन विभाग 


अधिसूचना 

7 मई 2012 
सं0 बी1- 3- 28 / 2012- 12 - लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 ( 1951 का 43) की धारा - 67 के उपबंधों के अनुसरण में बिहार 
विधान परिषद् के द्विवार्षिक निर्वाचन , 2012 से संबंधित निम्नलिखित घोषणायें (प्ररूप 21 क ), जिसमें बिहार राज्य के विधान - सभा सदस्यों 
द्वारा बिहार विधान परिषद् के लिए निर्वाचित सदस्यों के नाम दिये गये हैं , सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती हैं । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

आर0 के0 प्रसाद , 
संयुक्त सचिव । 


बिहार गजट ( असाधारण), 7 मई 2012 

प्ररूप - 21 क 

[नियम 11(1) देखिए ] 

(द्विवार्षिक निर्वाचन में प्रयोग के लिए जब स्थान निर्विरोध हों ) 
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा 53 की उप -धारा (2) के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा । 

__ बिहार विधान सभा के सदस्यों द्वारा बिहार विधान परिषद के लिए निर्वाचन । 
निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के निमय - 11 के उप नियम (1) के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 53 की 

उप - धारा (2) में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में , मैं घोषणा करता हूँ कि - 
1. उपेन्द्र प्रसाद, ग्राम + पो० - बेदौली, थाना - ईमामगंज, अनुमंडल - शेरघाटी, जिला - गया, पिन कोड - 824206 , जो जनता दल 

( यूनाइटेड ) द्वारा खड़े किए गए हैं । 
नरेन्द्र सिंह, ग्राम – बढ़ीबाग, नचिली पकरी, डाकघर – बड़ीबाग , थाना - खैरा, जिला - जमुई, पिन - 811317, जो जनता दल 
( यूनाइटेड ) द्वारा खड़े किए गए हैं । 
नीतीश कुमार , हकीकतपुर, पो० एवं थाना - बख्तियारपुर, जिला- पटना, जो जनता दल ( यूनाइटेड) द्वारा खड़े किए गए हैं । 
भीम सिंह, ग्राम – पूर्वी मैनपुरा, पो० - सदाकत आश्रम, थाना- दीधा, अंचल - पटना सदर, जिला - पटना, पिन - 800010, जो जनता 
दल ( यूनाइटेड) द्वारा खड़े किए गए हैं । 
मंगल पाण्डे, ग्राम - बलिया, भाया - तरवारा, प्रखंड - महाराजगंज, जिला - सीवान , बिहार , जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा खड़े किए 
गए हैं । 
राबड़ी देवी, बिहार भेटनरी कॉलेज कैम्पस , डाकघर – वी०पी० कॉलेज थाना - हवाई अड्डा, जिला - पटना - 800014, जो राष्ट्रीय 
जनता दल द्वारा खड़े किए गए हैं । 
रामाश्रय प्रसाद सिंह , ग्राम + पो० - नेवारी, थाना - मखदुमपुर , जिला - जहानाबाद, पिन - 804425, जो जनता दल ( यूनाइटेड) द्वारा 
खड़े किए गए हैं । 
लाल बाबू प्रसाद, देवी स्थान, आर्य समाज रोड, वार्ड नं० - 14, नरकटियागंज , पश्चिमी चम्पारण, बिहार, जो भारतीय जनता पार्टी 
द्वारा खड़े किए गए हैं । 
सत्येन्द्र नारायण सिंह, पो० - बेगमपुर, थाना -मालसलामी, नखास, मंगल अखारा, पटना सिटी, पिन कोड - 800009, जो भारतीय 

जनता पार्टी द्वारा खड़े किए गए हैं । 
10. संजय सिंह, ग्राम - झंडापुर , डाकघर + थाना- विहपुर , जिला - भागलपुर , पिन - 853201 , जो जनता दल ( यूनाइटेड ) द्वारा खड़ेकिए 


7 


गए हैं । 


11 . सुशील कुमार मोदी, रोड नं०- 8 ए, राजेन्द्र नगर, पटना - 800016, जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा खड़े किए गए हैं । 


उस सदन में 11 (ग्यारह) सदस्यों के, जो पदावधि के अवसान पर 06 मई, 2012 को सेवानिवृत्त हो रहे हैं , स्थानों को भरने के 
लिए सम्यक रूप से निर्वाचित हो गए हैं । 
स्थान : बिहार विधान - सभा सचिवालय, पटना 

लक्ष्मीकांत झा , 
तारीख : 19 अप्रैल, 2012 

रिटर्निंग ऑफिसर , 
बिहार विधान परिषद का द्विवार्षिक निर्वाचन । 


PER JGTC ( 31HTETUT), 7 2012 

FORM – 21A 
(For Use in Biennial election when seat is uncontested ) 

[ See rule – 11 ( 1 )] 
Declaration of the result of Election under Sub -section ( 2 ) of section -53 of the Representation of 

the People Act, 1951 
Election to the Legislative Council of Bihar by the members of the Legislative Assembly 

In pursuance of the provisions in Sub - section (2 ) of section -53 of the Representation of the 
People Act, 1951 read with sub rule ( 1) of rule 11 of the Conduct of Elections Rules 1961, I declare 
that : 
1 . Upendra Prasad , Vill + Post - Bedauli, P . S .-Imamganj, Sub Division -Sherghati , Dist.-Gaya , 

Pin Code -824206 . Sponsored by Janata Dal (United ). 
Narendar Singh , Vill - Badibag Nachili Pakri, P .O .- Badibag, P . S .-Khaira , Dist.-Jamui, 
Pin -811317 . Sponsored by Janata Dal (United ) 
Nitish Kumar, Hakikatpur, P . O . + P . S .-Bakhtiyarpur, Dist.- Patna . Sponsored by Janata Dal 
(United ). 
Bhim Singh , Vill- East Mainpura , Post -Sadakat Ashram , P .S.-Digha, Bloack + Sub Division 
Patna Sadar, Dist .-800010 . Sponsored by Janata Dal (United ). 
Mangal Pandey , Vill -Ballia , Bhaya - Tarvara, Block -maharajgunj, Dist.-Siwan , Bihar , 

Sponsored by Bharatiya Janata Party 
6 . Rabri Devi, Bihar Vetenary College Campus , P .O .-B . V . College , P .S .-Hawai Adda , 

Dist.- Patna -800014 . Sponsored by Rashtriya Janata Dal 
Ramashray Prasad Singh , Vill + Post-Newari, P .S . -Makhdumpur, Dist.-Jahanabad , 
Pin -804425. Sponsored by Janata Dal (United ) 
Lal Babu Prasad , Devi Asthan , Arya Samaj Road, Ward No.- 14 , Narkatiyagunj, West 

Champaran , Bihar . Sponsored by Bharatiya Janata Party 
9 . Satyendra Narain Singh , Post- Begumpur, P .S.-Malsalami,Nakhash Mangal Akhara, Patna 

City , Pin Code - 800009. Sponsored by Bharatiya Janata Party 
10. Sanjay Singh, Vill-Jhandapur, P .O .+ P.S.-Bihpur, Dist.-Bagalpur , Pin -853201. Sponsored 

by Janata Dal (United ). 
11. Sushil Kumar Modi, Road No.-8A , Rajendra Nagar , Patna-800016 . Sponsored by 

Bharatiya Janata Party 

have been duly elected to fill the seats in that House of eleven (11) members retiring on 
06 . 05 . 2012 on the expiration of their term of office . 


Place : Bihar Vidhan Sabha Secretariat, Patna 
Date : 19th April , 2012 


LAXMIKANT JHA , 

Returning Officer 

For Biennial election 
to the Bihar Legislative Council . 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
PER JJC (31HTERUT ) 194-571+ 300- Słodotto 

Website : http ://egazette .bih .nic .in 


